इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic .in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


सत्यमेव जय 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 245 ] 


भोपाल , बुधवार , दिनांक 15 जून 2016 - ज्येष्ठ 25 , शक 1938 


RememHeam 


m aNAMAARRAR 


लोक निर्माण विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 15 जून 2016 
क्र . एफ - 1 - 17 - 2016 - स्था .- उन्नीस. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा , मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग, मुख्य वास्तविद् संगठन , तृतीय श्रेणी ( अराजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा सेवा 
शर्ते नियम , 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं , अर्थात् : 

" संशोधन 
उक्त नियमों में , नियम 11 में , उपनियम ( 2 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् : 


“ ( 2 ) इन नियमों के अधीन अभ्यर्थियों की भर्ती के लिये कोई साक्षात्कार नहीं होगा. " 


No. F - 1 - 17 - 2016 - Est.- XIX . -- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution 
of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in the Madhya Pradesh 
Public Works Department, Chief Architect s Organisation , Class III (Non -Gazetted ) Service Recruitment and Conditions 
of Service Rules , 1977, namely : 


AMENDMENT 


In the said rules, in rule 11, for sub-Rule (2 ), the following sub -rule shall be substituted , namely : 


" (2 ) There shall be no interview for recruitment of candidates under these rules." 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जे. सी. भट्ट, उपसचिव. 


489 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016. 


